सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 कार्तिक , 1941 ( श ० ) 


संख्या 


36 


राँची , 


बुधवार 


23 अक्टूबर , 2019 (ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1-नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 453-456 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 
भाग 1 -क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 


आदेश | 


भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई.एस- सी ., बी.ए, 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. ,बी.सी.ई.,डिप ०- इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1-ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग -9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


पूरक " अ " 


454 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 23 अक्टूबर , 2019 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


शुद्धि -पत्र 
04 अक्टूबर , 2019 ई ० । 


, 


, 


संख्या-12/पी०5-1047/2014 ( खण्ड)- 5323-- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड, राँची की 
अधिसूचना संख्या-6371 , दिनांक -22.11.2018 के क्रम संख्या-80 में अंकित नाम " श्री इकुट डुंगडुंग " के स्थान पर 
" इकुड डुंगडुंग " पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । इस अधिसूचना के शेष तथ्य यथावत रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार 

सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
30 सितम्बर , 2019 ई ० | 


संख्या-13/ आई० पी ०एस०-102/ 2018- 5223 श्री आलोक , भा ० पु ० से ०, पुलिस अधीक्षक, छूटी को अखिल 
भारतीय सेवाएँ ( छुट्टी ) नियमावली, 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-11.08.2019 से 
06.09.2019 तक कुल 27 ( सत्ताईस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की एवं कैंसर रोग के ईलाज हेतु दिनांक 
27.08.2019 से 30.08.2019 तक विदेश (सिंगापुर) जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2 . 


उक्त अवधि के लिए श्री आलोक , भा ० पु ० से ० को कोटि वेतन देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


455 


झारखण्ड गजट (साधारण ), बुधवार , 23 अक्टूबर , 2019 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
30 सितम्बर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या-10 /विविध-1013 /2008 ( खण्ड-III)- 5245 --गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची 
के अधिसूचना संख्या -4335, दिनांक -05.08.2016 द्वारा पुनर्गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी एवं जयप्रकाश 

आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग की कार्यावधि विभागीय अधिसूचना संख्या -6638, दिनांक -06.12.2018 द्वारा 
दिनांक-09.08.2019 तक विस्तारित थी । इस आयोग की कार्यावधि दिनांक-10.08.2019 के प्रभाव से आगामी 
छः माह यथा दिनांक -09.02.2020 तक के लिए पुनः अंतिम रूप से विस्तारित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू, 
सरकार के उप सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
30 सितम्बर , 2019 ई ० | 


, 


संख्या -13 /पी०1-8002/2013 ( खण्ड)- 5248/ सी ०, श्री आशुतोष शेखर, भा ०पु ० से ० ( 2014), पुलिस अधीक्षक , 
ग्रामीण, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , छूटी के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या-13/ पी०1-8002 /2013 ( खण्ड)- 5249 / सी ०, श्री ऋषव कुमार झा , भा ०पु ० से ० (2016), अनुमंडल 
पुलिस पदाधिकारी , तोरपा, छूटी को स्थानान्तरति करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस 
अधीक्षक , ग्रामीण, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-13/पी०1-8002/ 2013 ( खण्ड)- 5250 / सी ०, श्री आलोक , भा ०पु ० से ० (2010 ), पुलिस अधीक्षक , खूटी 
अवकाश के उपभोग के पश्चात् पुलिस मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगे । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


456 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 23 अक्टूबर , 2019 


प्रकाशनार्थ सूचना 


SUMEET 


मैं 

पिता SRI SHIVA NANDAN PRASAD SINGH, शपथ पत्र सं ० 117 , दिनांक 
12 अक्टूबर, 2019 के अनुसार SUMEET SINGH के नाम से जाना जाऊँगा | 

SUMEET एवं SUMEET SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


RESIDENT OF VILLAGE-- FLAT No. - 310 , BUILDING No.- 29, MANTRI RESIDENCY, 

BANNERGHATTA ROAD , BANGALORE - 560076 , 


PRESENT ADDERESS- Qr. No.- 2085 , SECTOR- 1V/ C , 

P.O. + P.S.- SECTOR-1V 
DIST.- BOKARO , (JHARKHAND). 
PIN- 827004. 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं ANJALI KUMARI पिता SRI KRIPA SHANKAR CHAUHAN शपथ पत्र सं ० 222 , दिनांक 
20 सितम्बर, 2019 के अनुसार ANJALI VATSA के नाम से जानी जाऊंगी । 

ANJALI KUMARI एवं ANJALI VATSA दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF VILLAGE-- Or. No. 1289, SECTOR - 12/ A , 

P.O. + P.S.- SECTOR- 12, B.S. CITY 
DIST.- BOKARO , (JHARKHAND ). 


, 


, 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 36 


50 | 


